निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


__ 11 ज्येष्ठ 1940 ( श0 ) 
पटना , शुक्रवार , 1 जून 2018 


( सं0 पटना 516 ) 


केन्द्रीय परीक्षा समिति , राजस्व पर्षद, पटना । 


अधिसूचना 

30 मई 2018 
सं0 2 / परी0 - 01 ( राज0 ) - 11 / 2017 - 1300 - कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ( सम्प्रति सामान्य प्रशासन 
विभाग ) बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या - 1883 दिनांक 10 . 10 .1961 द्वारा गठित केन्द्रीय परीक्षा समिति को सामान्य 
प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या - 14393 दिनांक 15. 11. 2017 द्वारा विभिन्न विभागीय परीक्षा आयोजन हेतु दायित्व 
प्रदान किया गया है । उक्त के आलोक में निर्गत राजस्व पर्षद की अधिसूचना संख्या 2 / परी0 - 01 ( राज0 ) - 11 / 
2017 - 2931 दिनांक 01 .12. 2017 द्वारा केन्द्रीय परीक्षा समिति ने राजपत्रित / अराजपत्रित पदाधिकारियों की विभागीय 
परीक्षा हेतु नये पाठ्यक्रम एवं नई प्रणाली तय की थी । उक्त अधिसूचना के प्रख्यापित होने के पश्चात् कतिपय अन्य 
विभागों ने अपनी सेवाओं को भी विभागीय परीक्षा की परिधि में लाने हेतु अनुरोध किया है । उक्त आलोक में 
निम्नलिखित सेवाएं विभागीय परीक्षा के निमित जोड़ी जाती हैं , साथ ही सेवा संवर्ग वार किस सेवा को कितने विषयों में 
विभागीय परीक्षा देनी है, निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है : 


क्रमांक 


सेवा संवर्ग 


बिहार खान एवं भूतत्व सेवा 


विषय 
1. हिन्दी लिखित ( कोड - 01 ) 
2. कम्प्यूटर की व्यावहारिक जानकारी ( कोड - 02 ) 
3. सामान्य शासकीय नियम एवं नियमावली ( कोड - 07 ) 
4. खान एवं भूतत्व सेवा संबंधी विशेष प्रश्न पत्र 

( कोड - 28 ) 
1 . हिन्दी लिखित ( कोड - 01 ) 
2. कम्प्यूटर की व्यावहारिक जानकारी ( कोड - 02 ) 
3. सामान्य शासकीय नियम एवं नियमावली ( कोड - 07 ) 

विकास ( कोड - 08 ) 
5. बाल संरक्षण संबंधी विशेष प्रश्न पत्र ( कोड - 29 ) 


बिहार बाल संरक्षण सेवा ( सहायक 
निदेशक एवं बाल संरक्षण पदाधिकारी ) 


Ho 


बिहार गजट ( असाधारण ), 1 जून 2018 


क्रमांक 


सेवा संवर्ग 


विषय 


+ 


- 


+ 


- 


बिहार बाल संरक्षण सेवा ( अन्य सभी 

1 . हिन्दी लिखित (कोड - 01 ) 
अराजपत्रित संवर्ग यथा अधीक्षक 

2. कम्प्यूटर की व्यावहारिक जानकारी ( कोड - 02 ) 
उपाधीक्षक , लेखापाल - सह - भंडारपाल , 3. लेखा एवं बैकिंग ( कोड - 06 ) 
गृहपति - सह - लिपिक इत्यादि ) 

सामान्य शासकीय नियम एवं नियमावली ( कोड - 07 ) 

लिपिकों हेतु लेखा संबंधी विशेष प्रश्न पत्र ( कोड – 21 ) 

. बाल संरक्षण संबंधी विशेष प्रश्न पत्र ( कोड - 29 ) 
| बिहार सामाजिक सुरक्षा सेवा 

हिन्दी लिखित ( कोड - 01 ) 
( सहायक निदेशक ) 

2. कम्प्यूटर की व्यावहारिक जानकारी ( कोड - 02 ) 
3. सामान्य शासकीय नियम एवं नियमावली ( कोड - 07 ) 

विकास ( कोड - 08 ) 
बिहार ईख सेवा 

हिन्दी लिखित ( कोड - 01 ) 
2. कम्प्यूटर की व्यावहारिक जानकारी ( कोड - 02 ) 
3. बिहार लोकल लॉ ( कोड - 05 ) 

4. सामान्य शासकीय नियम एवं नियमावली ( कोड - 07 ) 
बिहार पंचायत सेवा 

1 . हिन्दी लिखित ( कोड - 01 ) 
2. कम्प्यूटर की व्यावहारिक जानकारी ( कोड - 02 ) 
3. बिहार लोकल लॉ ( कोड - 05 ) 
4 . सामान्य शासकीय नियम एवं नियमावली ( कोड - 07 ) 

5 . विकास ( कोड - 08 ) 
| बिहार आपूर्ति सेवा 

1 . हिन्दी लिखित ( कोड - 01 ) 
2. कम्प्यूटर की व्यावहारिक जानकारी ( कोड - 02 ) 
3. सामान्य शासकीय नियम एवं नियमावली ( कोड - 07 ) 

आपूर्ति सेवा संबंधी विशेष प्रश्न पत्र ( कोड - 30 ) 
बिहार परिवहन (प्रवर्तन अवर निरीक्षक ) 

हिन्दी लिखित ( कोड - 01 ) 
सेवा 

कम्प्यूटर की व्यावहारिक जानकारी ( कोड - 02 ) 

लेखा एवं बैकिंग ( कोड - 06 ) 
4 . सामान्य शासकीय नियम एवं नियमावली ( कोड - 07 ) 

5. लिपिकों हेतु लेखा संबंधी विशेष प्रश्न पत्र ( कोड – 21 ) 
प्रखंड SC / ST कल्याण पदाधिकारी संवर्ग 1. हिन्दी लिखित ( कोड - 01 ) 
( अराजपत्रित ) 

2. कम्प्यूटर की व्यावहारिक जानकारी ( कोड - 02 ) 
3. सामान्य शासकीय नियम एवं नियमावली ( कोड - 07 ) 

4 . विकास ( कोड - 08 ) 
2. उक्त आलोक में तीन नये प्रश्न पत्र जोडें गये हैं , जिनका पाठ्यक्रम निम्न होगा: 


_____ 7. 


8. 


+|- 


लं 


iii . 


Syllabus for Special Paper for Mines & Geology Service (Code- 28 ) 
i. Mines and Minerals ( Development & Regulation), Act, 1957 with up to date 

amendments . 
Mineral Conservation and Development Rules, 1988 with up to date amendments. 

Bihar and Orissa Public Demand Recovery Act, 1914 . 
iv. Minerals (Other than Atomic and Hydrocarbon Energy Minerals ) Concession Rules 

2016. 

Mines Act 1952 with up to date amendments. 
V1. Metalliferous Mines Regulation 1961 with up to date amendments. 
V11 . Latest Circulars & notifications of Ministry of Environment, Forest & Climate 

Change , New Delhi. 
viii. Bihar MinorMineral Rules , 2017 . 
_ ix. Any other Rules notified by the Department. 


V . 


बिहार गजट ( असाधारण ), 1 जून 2018 


Syllabus for Special Paper for Child Welfare Service (Code - 29 ) 

बाल संरक्षण एवं समाज कल्याण से संबंधित केंद्र एवं राज्य के विभिन्न अधिनियम / विनियम / आदेश 
इत्यादि एवं केंद्र एवं राज्य की विभिन्न योजनाएँ यथा – किशोर न्याय ( बालकों की देख - रेख एवं 
संरक्षण ) अधिनियम , 2015, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम , 2005, बाल विवाह 
प्रतिषेध अधिनियम, 2006 एवं बिहार नियमावली 2010, अनैतिक पणन निवारण अधिनियम , 1956 , 

स्वरिश, अन्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, प्रायोजन एव देखभाल इत्यादि । POCSO 
(Protection of Children from sexualoffences Act), 2012 


___ i . 


xi. 


Syllabus for Special Paper for Bihar Supply Service (Code - 30 ) 

The Essential Commodities Act, 1955 . 
ii . The Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential 

Commodities Act, 1980 . 
iii. Bihar Consumer Protection (Amendment) Rules , 2016 . 

Consumer Protection Act, 1986 . 

The National Food Security Act , 2013 . 
vi. Petroleum Act, 1934. 
vii . Bihar Trade Articles (Licenses Unification ) Order , 1984 . 
viii . 

Petroleum Amendment Rule , 2011 (Modified ). 
ix . 

Motor Sprit and High Speed Diesel (Regulation of Supply and Distribution and 
Prevention of Malpractices ) Order, 2005 . 
Lubricating Oils & Greeses (Processing , Supply & Distribution Regulation ) Order , 
1987 . 

The Liquefied petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution ) Order, 2000 . 
xii . Kerosene (Restriction on Use and fixation of Ceiling Price ) Order, 1993 with 

Amendment Order 2015 . 
xiii. Naphtha (Acquisition , Sale, Storage and Prevention of Use in Automobiles ) Order , 

2000 . 
xiv. Solvent, Raffinate and Slop (Acquisition , Sale , Storage and Prevention of Use in 

Automobiles ) Order, 2000 . 
XV . Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2015 . 
xvi. Bihar Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2016 . 
xvii. The Bihar Consumer Protection Rules, 1987 . 
xviii. The Cash Transfer of Food Subsidy Rules , 2015 . 
xix . The Food Security ( Assistance to State Government) Rules, 2015 . 
xx . Food Security Allowance Rules, 2015 . 
xxi. Doorstep Delivery Scheme, 2016 . 
xxii . The Explosive Act, 1884 . 

The Explosive Rules, 2008 . 
xxiv . Decentralised Procurement Scheme. 

3. पर्षदीय अधिसूचना संख्या - 2 / परी0 - 01 ( राज0) - 11 / 2017 - 2931 दिनांक 01.12. 2017 में निहित अन्य 
सभी शर्ते उपरोक्त सेवाओं पर भी लागू होगी । 
4. अधिसूचना पर सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति प्राप्त है । 

केन्द्रीय परीक्षा समिति , 
राजस्व पर्षद, बिहार के आदेशानुसार 

मोहम्मद सलीम , 
सचिव , राजस्व पर्षद । 


xxiii. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 516-571 + 10- डी0टी0पी0। 

Website : http://egazette. bih. nic.in 


